रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 _ Sub-section( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 24 , 2010 / आश्विन 2 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24 , 2010 /ASVINA 2 , 1932 


सं . 533 ] 
No. 533 ] 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd September , 2010 

G . S . R. 777 ( E).----In exercise of the powers conferred 
by clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 209A of the 
Companies Act, 1956 , the Central Government hereby 
authorizes the following officers in the Serious Fraud 
Investigation Office ( SFIO ), Ministry of Corporate Affairs 
to inspect the books of accounts and other books and 
papers for every coinpany , namely : 

1. Dr. Baljit Singh , Additional Director 


कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 सितम्बर , 2010 
सा . का . नि . 777 ( अ). -~- कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 209क की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच 
पड़ताल कार्यालय ( एसएफआईओ) , कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में 
निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक कम्पनी के खातों और अन्य 
बहियों व दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत करती है , नामतः : 

1 . डॉ. बलजीत सिंह , अपर निदेशक 
2 . श्री एन. के. भोला, अपर निदेशक 
3. श्री अनुपम वशिष्ठ, सहायक निदेशक 
4 . श्री शोभित गुप्ता , सहायक निदेशक 
5 . श्री आर . के. तिवारी , सहायक निदेशक 
6 . श्री उत्पल नाथ , सहायक निदेशक 
7. श्री ए . के . वर्मा, सहायक निदेशक 

[ फा. सं. 01 /28/ 2009- सीएल - II ] 
अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


2 . Shri N .K . Bhola , Additional Director 


3. Shri Anupam Vashista , Assistant Director 


4 . Shri Shobhit Gupta , Assistant Director 
5. Shri R. K. Tiwari , Assistant Director 
6. Shri Utpal Nath , Assistant Director 


7 . Shri A . K . Verma, Assistant Director 


[ F. No. 01/28/ 2009- CL- II] 


AVINASH K . SRIVASTAVA, Jt . Secy . 


3750 GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


